बरेली शरीफ 


www.tehseenifoundation.com 








गगमाज और 
नियाज 


मुरत्तिब 
मौलाना हाफिज तौहीद 
अहमद खाँ रजवी 


मुदर्रिस जामिया लहसीनिया ज़िया-उल-उत्ूम 


नाशिर 


लहसीनी फाउन्डेशान 
चक महमूद, तहसीनी नगर, 
पुराना शहर, बरेली शरीफ 


www.tehseenifoundation.com 

















_ | नमाज और नियाज 





नाम किताब : नमाज़ और नियाज 

मुरत्तिब : मौलाना हाफिज तौहीद अहमद खाँ रजवी 

नाशिर : तहसीनी फाउन्डेशन, चक महमूद 
तहसीनी,नगर,पुराना शहर, 
बरेली शरीफ 

सन इशाअनः 2014 

तादाद म इशाअते अव्वल 1000, इ 

कीमत : 10 रू 


दीनी किताबें फ्री डाउन्लोड करें 


अब आप तहसीनी फाउन्डेशन की वैबसाइट 
फतावा-ए रजविया, तहसीनी फाउन्डेशन 
जुमला किताबें और उलमाये अहलेसुन्नत 


दीनी किताबें फ्री डाउन्लोड कर सकते हैं। 
विजिट करें 
www.tehseenifoundation.com 





4 नमाज और नियाज 


केज ह ५५०7 1 erred cs A Ser 
Ebel SY A (० 
aa A oars oye ALL dela ae Lal 
aa A open os 


AA D बयान 
वुजू को फुजीलत्‌ 

हृदीसः हज़रत अबु हुरेरह रदिअल्लाहु अन्हुं>से मरवी कि हुजूरे 
अकृदस सल्लल्लाहु तआला अलेहि वसल्लमे इरशाद फुरमाते हें कि 
कियामत के दिन मेरी उम्मत इस हालं में बुलाई जायेगी कि मूँह, हाथ 
और पैर वुजू की वजह से चमकते होंगें। (बुखारी) 
Ba: हजरत मौला अली)रेदिअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू.अँलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सख्त सर्दी 
में कामिल वुजु करे'उसके लिये दूना सवाब है। (तबरानी) 

बुजू के Put 
वुजू में चार फर्ज हैं 
(1) मूँह धोनाः लम्बाई में शुरू पेशानी से यानि बाल उगने की जगह 
से ठोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान 
की लौ तक। 
(2) कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना। 
(3) चौथाई सर का मसह करना। 
(4) दोनों पाँव टखनों समेत धोना। 


o 5 नमाज ओर नियाज 
ss St तरका | का 

वुजू करने का तरीका यह है कि पहले बिस्मिल्लाह पढे फिर मिस्वाक 
करे अगर मिसवाक न हो तो उंगली से दात मल ले, फिर दोनों हाथों 
को गटटों तक तीन बार धोये पहले दाहिने हाथ पर पानी डाले फिर 
बायें हाथ पर, दोनों को एक साथ न धोये, फिर दाहिने हाथ से तीन 
बार कुल्ली करे फिर बायें हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करे और 
दाहिने हाथ से तीन बार नाक में पानी चढ़ाये, फिर पूरा चेहरा धोये 
यानि पेशानी पर बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे.तके और एक 
कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्से पर तीन बार पानी 
बहाये, इसके बाद दोनो हाथ कोहनियोँ समेत तीन बार धोये, उंगलियों 
की तरफ से कोहनियोँ के ऊपर तक पानी«डाले कोहनियों की तरफ से 
न डाले, फिर एक बार दोनों हाथ से पूरे सर का मसह करे फिर कानों 
का और गर्दन का एक एक बार”मेसह करे, फिर दोनों पॉव टखनों 
समेत तीन बार धोये। 
मसअलाः- धोने का मतलबे यह है कि जिस चीज़ को धोयें उसके हर 
हिस्से पर पानी बह. जोये। 
मसअलाः- अगर कुछ हिस्सा भीग गया मगर उस पर पानी बहा नही 
तो वुजू हरगिज़ नही होगा भीगने के साथ हर हिस्से पर पानी बह जाना 
ज़रूरी है। 





ay at gad 
वुजू में यह चीजें सुन्नत हें. नियत करना, बिस्मिल्लाह से शुरू करना, 
दोनों हाथों को गटटों तक तीन बार धोना, मिस्वाक करना, दाहिने हाथ 
से तीन कुल्लियाँ करना, दाहिने हाथ से तीन बार नाक में पानी चढ़ाना, 
बायें हाथ से नाक साफ करना, दाढ़ी का खिलाल करना, हाथ पाँव की 
उंगलियों का खिलाल करना, हर उज्च(हिस्से) को तीन बार धोना, पूरे 


55 6 नमाज ओर नियाज 
सर का एक बार मसह करना, कानों का मसह करना, तरतीब (यानि 
पहले गटटों तक हाथ धोना फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी 
चढ़ाना आदि) से वुजू करना, दाढ़ी के जो बाल मूँह के दायरे के नीचे 
हैं उनका मसह करना, आजा को पैदरपै (एक के बाद एक लगातार) 
धोना, हर मकरूह बात से बचना। 

वुजु के मकरूहात 

वुजू में ये बातें मकरूह हैं. औरत के गुस्ल या वुजू के बचे हुये पानी 
से वुजू करना, वुज़ू के लिये नजिस (नापाक) जगह बैठना,'चजिस जगह 
वुजू का पानी गिराना, मस्जिद के अन्दर वुजू करना, (ुंजू के आजा से 
बरतन में पानी के कतरे टपकाना, किबला की.तरेफ़ थूक या खंखार 
डालना या कुल्ली करना, बे जरूरत दुनिया की” बातें करना, जरूरत से 
ज्यादा पानी खर्च करना, पानी इस कट्व)कंम खर्च करना कि सुन्नत 
अदा न हो, मूँह पर पानी ARM, Ge पर पानी डालते वक्त फूँकना, 
सिर्फ एक हाथ से मूँह धोना, गले'का मसह करना, बायें हाथ से कुल्ली 
करना या नाक में पानी. डालना, दाहिने हाथ से नाक साफ करना, 
अपने लिये कोई लोटा-वगैरह खास कर लेना, तीन नये पानियों से तीन 
बार सर का मसह pu किसी सुन्नत को छोड़ देना | 

पाखाना या पेशाब करना, पाखाना या पेशब के रास्ते से किसी और 
चीज़ का निकलना, पाखाने के रास्ते से हवा का निकलना, बदन के 
किसी मकाम से खून या पीप का निकल कर ऐसी जगह बहना कि 
जिसका वुजू या गुस्ल मे धोना फर्ज है, खाना पानी या सफ्रा की मूँह 
भर कै (उल्टी) आना,इस तरह सो जाना कि कि जिस्म के जोड़ ढीले 
पड़ जायें, बेहोश होना, जुनून होना, गशी होना, किसी चीज़ का इतना 
नशा होना कि चलने में पाँव लड़खड़ायें, रूकु और सजदे वाली नमाज़ 
मे इतनी जोर से हंसना कि आस पास वाले सुनें, दुखती आँख से आँसू 





7 नमाज और नियाज 
बहना, इन तमाम बातों से वुजू टूट जाता है। 





गुस्ल (नहाने) का बयान 
TA के फुराइज 
गुस्ल में तीन फर्ज हैं. 
(1) कुल्ली करनाः मूँह के हर गोशे होंट से हलक की जड़ तक हर 
जगह पानी बह जाये, अकसर लोग ये जानते हैं कि थोड़ा सा पानी मुँह 
में लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं अगर्चे जुबान की FS alt e 
के किनारे तक न पहुँचे, ऐसे गुस्ल न होगा, बल्कि.फर्जे है कि दाड़ी के 
पीछे गालों की तह में दाँतों की जड़ और खिड़कियों में जुबान की हर 
करवट में हलक के किनारे तक पानी बहे 
(2) नाक मे पानी डालनाः यानि दोनों. नथनों में जहाँ तक नर्म जगह 
है धुलना कि पानी को सूंघ कर्‌ ऊ॑पर चढ़ाये बाल बराबर भी धुलने से 
न रह जाये, नहीं तो गुस्ल. नहीं होगा, अगर नाक के अन्दर रेंठ सूख 
गई है तो उसका छुडाना' फर्ज है। 
(3) तमाम बदन पेरे पानी बहानाः यानि सर के बालों से पाँवों के 
तलवों तक जिस्म के हर गोशे हर रोंगटे पर पानी बह जाना फर्ज है, 
अकसर लोग यह करते हैं कि सर पर पानी डालकर जिस्म पर हाथ 
फेर लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया, हालांकि कुछ उज्च 
(हिस्से) ऐसे हैं कि जब तक उनकी खास तौर पर एहतियात़ न की जाये 
तो नही धुलेंगें और गुस्ल न होगा। 
गुस्ल करने का तरीका 
JE करने का तरीका यह है कि पहले गुस्ल की नियत करके दोनों 
हाथ तीन बार धोये फिर इस्तिन्जा की जगह धोये उसके बाद बदन 
पर अगर कहीं निजासत हो तो उसे दूर करे फिर नमाज़ जैसा वुजू 


_ टि नमाज और नियाज 
करे मगर पॉव न थाय अगर चीक या पथ्थर वरह ऊची चीज़ a a RA AME ऊची चीज 
पर नहाये तो पॉव भी धोले, उसके बाद बदन पर तेल की तरह 
पानी चुपड़े फिर तीन बार दाहिने कन्धे पर पानी बहाये और फिर 
तीन बार बायें कन्थे पर पानी बहाये फिर सर पर और तमाम बदन 
पर तीन बार पानी बहाये, तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले फिर 
नहाने के बाद फौरन कपड़े पहन ले। 

नमाज का बयान 

नमाज हर आकिल बालिग पर फरर्ज है, इसकी फर्जियत>का इनकार 
करने वाला काफिर हे और जो कृस्दन (जानबूझकर) नमाज़ छोड़े 
अगर्चे एक ही वक्त की वह फासिक है और 'जो नमाज न पढ़ता हो 
कैद किया जाये यहाँ तक कि तौबा करे और नमाज़ पढने लगे। 
नमाज की अहमियत और फजीलत 
कुर्जन मजीद और अहादीसे करीमो मे जगह जगह इसकी फुजीलत 
और अहमियत बयान की गई है, अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है 

“ यह किताबःप॑रहेजगारों को(के लिये) हिदायत है जो गैब 
पर ईमान लाते औरं नमाज काइम रखते और हमने जो दिया उसमें से 





हमारी राह में खर्च करते हैं। ” (पाराः1, रूकूः1) 
और फरमाता है 

“ नमाज काइम करो और जकात दो और रूकू करने वालों 
के साथ रूकू करो!” (पाराः1, रूकूः5) 
और फरमाता है 


“ तमाम नमाजों खुसूसन बीच वाली नमाज़ (अस्र) की 

मुहाफज़त रखो और अल्लाह के हजूर अदब से खड़े हो। ” 
(पाराः 2,रूकुः15) 
नमाज़ का बिल्कुल छोड़ देना तो सख्त हौलनाक चीज़ है। उसे कृज़ा 


_. 7 नमाज और नियाज 





“ खराबी है उन नमाज़ियों के लिये जो अपनी नमाज से 
बेखबर है वकत गुज़ार कर पढ़ने उठते हैं ” (पारा:30,रूकुः३2) 
जहन्नम में एक वादी है जिसकी सख्ती से जहन्नम भी पनाह माँगता 
है उसका नाम वैल है जान बूझ कर नमाज़ कजा करने वाले उसके 
मुस्तहिक हैं । 
और फ्रमाता है 

“ उनके बाद कुछ नाखलफ पैदा हुये जिन्होंने;नमाजें जाये 
करदीं और नफसानी ख्याहिशों की इत्तिबा की अन्कूरीब वह दौज़ख में 
गय्य का जंगल पायेंगें। ” (पाराः16,रूकुः7) 
गय्य जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी$और गहराई सबसे ज्यादा 
है उसमें एक कुआँ है जिसका नाम.हबहब है जब जहन्नम की आग 
बुझने पर आती है अल्लाह तआली उस कुएँ को खोल देता है जिससे 
वह बदस्तूर भड़कने लगती है) 
अहादीसे करीमा मे भी.चमाज़ की अहमियत और नमाज़ न पढ़ने पर 
सख्त वईदें सुनाई गई हैं। उनमें से कुछ हदीसें यहाँ जिक्र की जा रही 
है 
हृदीसः हज़रत इब्ने उमर रदि अल्लाहु तआला aS से मरवी कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 
इस्लाम की बुनियाद पाँच चीजों पर है इस बात की शहादत देना कि 
अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअबूद (पूजने के लाइकृ) नहीं और 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस के खास बन्दे और रसूल है 
और नमाज़ काइम करना और जकात देना और हज करना और माहे 
रमजान के रोजे रखना | (बुखारी) 
हदीस: हज़रत अबू हुरैरा रदि अल्लाहु अन्हु से मरवी कि हुजूर 


10 नमाज और नियाज 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ्रमाया बताओ तो किसी के 
दरवाज़े पर नहर हो वह उसमें हर रोज़ पाँच बार नहाये क्या उसके 
बदन पर मैल रह जायेगा? अर्ज की न, फरमाया यही मिसाल पाँच 
नमाजों की है कि अल्लाह तआला इसके सबब खताओ को मिटा देता 
है। (बुखारी) 
हृदीसः हजरत उमर रदि अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक साहब ने 
अर्ज की या रसूलुल्लाह ! इस्लाम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक 
महबूब क्‍या चीज है । फरमाया वक्त में नमाज़ अदा करना>और जिसने 
नमाज छोड़ दी उसका कोई दीन नहीं, नमाज दीन्‌-का सुतून है। 

(बैहकी) 
हृदीसः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने'इरेशाद फरमाया कि नमाज़ 
दीन का सुतून है जिसने इसे काइम“रंखो उसने दीन को काइम रखा 
और जिसने इसको छोड़ दिया उसमें दीन को ढा दिया। 
(मुनियतुल मुसल्ली) 
Sala: GAM नबवी हैःकिं हर चीज़ के लिये एक अलामत (पहचान) 
होती है ईमान की-अलामत नमाज़ है। (मुनियतुल मुसल्ली) 
हृदीसः हजरत अबू सईद रदि अल्लाहु अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह 
सल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जान बूझ कर नमाज़ 
छोड़ी जहन्नम के दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाता है। 
(अबू नईम) 
हृदीसः हजरत नौफल इब्ने मुआविया रदि अल्लाहु अन्हु से मरवी कि 
हुजूर अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते है कि जिसकी नमाज़ 
फौत हुई (छूट गई) गोया (तो ऐसा है कि)उसके अहल व माल जाते रहे। 
(बुखारी) 





11 नमाज और नियाज 


.. नमाज को शर्ते... 
नमाज की छः: शर्तें हैं 
(1) तहारतः यानि नमाजी के बदन उसके कपड़े और नमाज पढ़ने की 
जगह का पाक होना। 
(2) सत्रे औरतः यानि बदन का वह हिस्सा जिसका छुपाना फुर्ज है 
उसको छुपाना। 
(3) इस्तिकृबाले किब्लाः यानि नमाज मे किब्ले की तरफ मुँह करना। 
(4) वकतः यानि जिस वकत की नमाज़ पढ़ी जाये उस नमोज़ का वक्त 
होना। 
(5) नियतः नियत दिल के पक्के इरादे को .कहैते है, जुबान से नियत 
करना मुस्तहब है। 
(6) तकबीरे तहरीमाः यानि अल्लाहे' अकबर कहकर नमाज़ शुरू 
करना। 





नमाज पढ़ेने का तरीका 

नमाज़ पढ़ने का तरीका'येह है कि बा वुजू काबे की तरफ को मूँह करके 
दोनें पाँवों के पन्जा में चार उन्गल का फासला करके खड़ा हो और 
दानों हाथ कानों तक ले जाये इस हाल में कि अंगूठे कान की लौ से छू 
जायें और उंगलियाँ न मिली हुये रखे और न खूब खोले हुये बल्कि अपनी 
हालत पर हों और हथेलियाँ काबे की तरफ को हों फिर नियत करके 
अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बाँध ले इस 
तरह कि दाहिनी हथेली की गद्दी बायाँ कलाई के सिरे पर हो और बीच की 
तीन उंगलियाँ बायां कलाई की पुश्त परऔर अंगूठा और छुंगलिया कलाई 
के अगल बगल हो और सना यानि 
SY jE gl jä 

“सुब्हा न कल्लाहुम्मा वबि हमदि क वतबा र कसमु क वतआला जददु क 


12 नमाज और नियाज 
वला इला ह FER’. Ue fet तअव्वुज यानि 
| * $ Uia आ, 3341 पढ़े फिर तसमिया यानि 
eas oll pes WAU 2-५३ पढ़े, फिर सूरह फातिहा (अत्हम्द शरीफ) 
पढ़े ।अल्हम्द शरीफ यह हैः 








Si AU Loos 25} OEE ji 
ON 23 4 Drei ye! OA OV ai vel! 
559 0088-20 BH 8108] DLLKE IO 38 IG) 


+ wo | 5 व्य se sid iF le ee EEN & W 
éy LAY i aet opal t she ond) Cr! 


और खत्म पर आहिस्ता से आमीन कहे इसकै'बाद कोई सूरत या तीन 
आयतें पढे या एक आयत जो कि छोटी*तीन आयतों के बराबर हो। 
अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ (कू में जाये और घुटनों को हाथ से 
पकड़े इस तरह कि हथेलियाँ. घुटने पर हों और उंगलियाँ खूब फैली हों 
इस तरह नही कि सब _उंगैलियाँ एक तरफ हों और न इस तरह कि 
चार उंगलियाँ एक तरफ हों और एक तरफ सिर्फ अंगूठा। और पीठ 
बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो ऊंचा नीचा न हो और कम से 
कम तीन बार adball ८) ८७८६.९५“ सुव्हा न रब्बियल अजीम” 
पढ़े फिर ६ < : | 411 » a ., “समि अल्लाहु लिमन हमिदह” 
कहता हुआ सीधा खेंड़ा हो जाये और अकेले नमाज पढ़ता हो तो इसके 
बाद LIISI ५८५५, ०५|| “अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द” कहे 
फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाये इस तरह कि पहले 
घुटने ज़मीन पर रखे फिर हाथ फिर दोनों हाथों के बीच मे नाक फिर 
पेशानी रखे इस तरह कि पेशानी और नाक की हड़डी जमीन पर जमाये 
और बाजुओं को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिन्डलियों 


13 नमाज और नियाज़ 
से जुदा रखे और दोनो पावो की सब उंगलियो के पेट किबला-रू जमे 
हों और हथेलियाँ बिछी हों और उंगलियाँ किबले को हों और कम से 
कम तीन बार ',।८४। ,) ८/७६५. “सूबहा न रब्बियल अअला” 
कहे फिर सर उठाये फिर हाथ और दाहिना कृदम खड़ा करके उसकी 
उंगलियाँ किबला रूख करे और बायाँ कृदम बिछा कर खूब सीधा बैठ 
जाये और हथेलियाँ बिछा कर रानों पर घुटनों के पास रखे फिर 
अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाये और पहले की तरह सजदा 
करके फिर सर उठाये फिर हाथ को घुटने पर रखकर्‌(प्रजो के बल 
खड़ा हो जाये और अब सिफ बिस्मिल्लाह पढ़ कर्‌,किरात शुरू करदे 
फिर पहले की तरह रूकू सजदा करके दाहिना:केदम खड़ा करके और 
बायाँ कृदम बिछा कर बैठ जाये और यह.पढे: 


5 Call adi Kae Ui ABs yan, all Stee 
dualistic SENG is, 
Mp seed dd NS Oe 
“'अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस सलावातु वत तय्यिबातु अस्सलामु अलै क 
अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व ब रकातुहू अस्सलामु अलैना व 
अला इबादिल लाहिस्सालिहीन अशहदु अल ला इला ह इल्लल्लाहु व 
अशहदु अन न मुहम्मदन अबदुहू वरसूलुह”.अब अगर दो से ज्यादा 
रकअतें पढ़नी हैं तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े मगर फ॒जाँ की 
इन रकअतों में सुरह फातिहा (अल्हम्द शरीफ) के साथ सूरत मिलाना 
जरूरी नहीं । अब पिछला कृअदा जिसके बाद नमाज ख़त्म करेगा उसमें 
तशहूहुद (अत्तहिय्यात) के बाद दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ यह हैः 


14 नमाज और नियाज 
cull saiga geja dé bakili 
Prades pial iaia les qual bn Le 
ELS aia Jl हल gs 





Laos Sata) iagi Lél na 


“अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला-आलि सय्यिदिना 
मुहम्मदिन कमा सल्लै त अला सय्यिदिना इब्राही म व अला आलि 
सय्यिदिना इब्राही म इन न क हमीदुम मज़ीदे अल्लाहुम्मा बारिक अला 
सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि.संय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारक 
त अला सय्यिदिना इब्राही म वअला आलि सस्यिदिना इब्राही म इन 
न क हमीदुम मजीद”. 
उसके बाद यह दुआ पढ़े: | 
Ageia aY ais GN gt KEL 
“अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनया हसनतों व फिल आखिरति 
हसनतों व किना अजाबन नार”. 
फिर दाहिने कन्थे की तरफ मूँह करके 41.2 )) “412 694) 
“अस्सलामु अलैयकुम व रहमतुल्लाह”. कहे फिर बायीं कन्थे की तरफ 
मूंह करके इसी तरह कहे। 
यह तरीका इमाम या अकेले मर्द के पढ़ने का है, मुकृतदी इसमें की कुछ 
बातों में अलग है जैसे इमाम के पीछे सूरह फातिहा या और कोई सुरत 
पढ़ना कि यह मुकृतदी को जाइज नहाँ। इसी तरह औरतें भी कुछ बातों 
मे अलग हैं जैसे औरतें तकबीरे तहरीमा के वक्त हाथ कानों तक न 


OS नमाज ओर नियाज 
ले जायें बल्कि सिर्फ कन्धों तक उठायें हाथ नाफ के नीचे न बाँथें बल्कि 
बायीं हथेली सीने पर रख कर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखें, रूकू 
में ज्यादा न झुकें बल्कि सिर्फ इतना झुकें कि हाथ घुटनों तक पहुँच 
जायें, पीठ सीधी न करें और न घुटनों पर जोर दें, सजदे में जायें तो 
बाजू करवटों से मिला दें और पेट रान से और रान पिन्डलियों से और 
पिन्डलियाँ जमीन से और कक्चदे में बायें कदम पर न बैठें बल्कि दोनो 
पाँव दाहिनी तरफ निकालदें और सुरीन पर बैठें। 





नमाज के फराइज़ 
नमाज में सात फर्ज हैं 
(1) तकबीरे तहरीमाः यानि अल्लाहु अक्रेंबर कहकर नमाज शुरू 
करना | 
(2) कियामः यानि नमाज में खड़ा होना उसकी कम से कम हद यह 
है कि अगर हाथ फैलाये तोऱद्भेटंनों तक न पहुँचें, इतनी देर खड़ा होना 
फुर्ज है जितनी देर मे.'फू्जे की मिकृदार किरात की जा सके। 
(3) किरातः यानि भेमाज में कुरान शरीफ का इस तरह पढ़ना कि 
तमाम हुरूफ अपने मखरज (जहाँ से हर्फ निकलता है उसे मखरज 
कहते हैं) से सही तीर से अदा किये जायें कि हर हर्फ अपने गैर से 
सही तौर पर मुमताज़ (जुदा) हो जाये। 
(4) रूकुः यानि इतना झुकना कि हाथ बढ़ाये तो घुटनों तक पहुँच जायें 
यह रूकू का अदना (सबसे कम) दर्जा है रूकू का कामिल दर्जा यह है 
कि पीठ सीधी बिछा दे। 
(5) सुजूदः यानि हर रकअत में दो सजदे करना इस तरह कि पेशानी, 
नाक, दोनों हाथ की हथेलियाँ, दोनों घुटने और दोनों पाँवों की उंगलियाँ 
और नाक की हठूठी जमीन से लग जायें। पेशानी का जमीन पर जमना 


16 नमाज और नियाज 





सजदे की हकीकृत है। 
(6) कअदए अखीराः यानि आखिरी कअ्जदा कि जिसके बाद सलाम 
फेरकर नमाज़ पूरी की जाती है। 
(7) खुरूजे बिसुनएहीः यानि अपने इरादे से नमाज खत्म करना। 
नमाज के वाजिबात 
नमाज में यह चीजें वाजिब है। तकबीरे तहरीमा में लफ्ज़े अल्लाहु 
अकबर कहना,अल्हम्द पढ़ना उसकी हर एक आयत मुस्तकिल वाजिब 
है उनमें एक आयत का छोड़ना बल्कि एक लफ्ज़ का छोड़नो भी वाजिब 
का छोड़ना है, सूरत मिलाना यानि एक छोटी सूरे या तीन छोटी 
आयतों का अल्हम्द शरीफ के बाद पढ़ना या:ऐके या दो आयतें जो 
छोटी तीन आयतों के बराबर हों पढ़ना,“सूर॑ह फातिहा का सूरत से 
पहले होना, किरात के बाद फौरन्‌'.रूकू करना, एक सजदे के बाद 
दूसरा सजदा करना, तादीले अरकान(इत्मिनान से अरकान अदा करना) 
यानि रूकू व सुजूद में व किय्राम व जलसें में कम अज़ कम एक बार 
सुब्हानललाह कहने की.मिकृदार ठहरना, कोमा यानि रूकू से सीधा खड़ा 
होना, जलसा यानि*दानों सजदों के दरमियान सीधा बैठना, कअदए 
ऊला अगर्चे नमाज नफ्ल हो,दोनें कअदों में पूरी अत्तहिय्यात पढ़ना 
इसी तरह जितने कदे करने पड़ें सब में पूरी अत्तहिय्यात वाजिब है, 
एक लफ्ज़ का छोड़ना भी वाजिब का छोड़ना होगा, लफ्जे अस्सलामु दो 
बार वाजिब अलैकुम वाजिब नहीं, वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना, तकबीरे 
कुनूत यानि दुआएऐ कुनूत से पहले तकबीर कहना, हर फुर्ज व वाजिब 
का उसकी जगह पर होना, रूकू का हर रकअत में एक ही बार होना, 
यानि एक से ज्यादा रूकू न करना, सुजूद का दो बार ही होना यानि 
दो से ज्यादा सजदे न करना। 


et oe 


नमाज की सुन्नतें 
नमाज में यह चीजें सुन्नत हैं. तकबीरे तहरीमा के लिये हाथ उठाना 
और हाथों की उंगलियाँ अपने हाल पर छोड़ना, तकबीर के वकत सर 
न झुकाना और हाथेलियों और उंगलियों के पेट का काबे की तरफ 
होना, तकबीर से पहले हाथ उठाना इसी तरह तकबीरे कुनूत व 
तकबीराते ईदैन में कानो तक हाथ ले जाने के बाद तकबीर कहना, 
औरत को सिर्फ कॉधों तक हाथ उठाना, इमाम का अल्लाहु अकबर, 
समिअल्लाहु लिमन हमिदह और सलाम बुलन्द आवाजे से कहना, 
तकबीर के बाद हाथ लटकाए बगैर फौरन बाँध लेना, सना, तअव्वुज 
और तसमिया पढ़ना और आमीन कहना औरे' इन सबका आहिस्ता 
होना, पहले सना पढ़ना फिर तअबुज़ फिरे तसमिया और हर एक के 
बाद दूसरे को फौरन पढ़ना, रुकू मेँ.ललीन बार alla] aa) yhä 
कहना और घुटनों को हाथों -सै' पकड़ना और उंगलियाूँ खूब खुली 
रखना, औरत को घुटने पर/हाथ रखना, और उंगलियाँ खुली हुई न 
रखना, रूकू की हालत. में पीठ खूब बिछी रखना, रूकू से उठने पर 
हाथ लटका हुओं छोड़ देना, रूकू से उठने में इमाम को 
< SAU ...., कहना और मुक्तदी को 
LAI £1 ५६५, ३५|| कहना और अकेले पढ़ने वाले को दोनों 
कहना, सजदे के लिये और सजदे से उठने के लिये अल्लाहु अकबर 
कहना, सजदे में कम से कम तीन बार Acyl (ॐ ७७५५ कहना, 
सजदा करने के लिये पहले घुटना फिर हाथ फिर नाक फिर पेशानी 
ज़मीन पर रखना और सजदे से उठने के लिये पहले पेशानी फिर नाक 
फिर हाथ फिर घुटना जमीन से उठाना, सजदे में बाजु करवटों से और 
पेट रानां से अलग होना और कलाइयाँ जमीन पर न बिछाना, औरत 
का बाजू करवटों से, पेट रान से , रान पिन्डलियों से और पिन्डलियाँ 





18 नमाज और नियाज 
जमीन से मिला देना, दोनों सजदों के दरमियान बैठना और हाथों को 
रानों पर रखना, सजदों मे हाथों की उंगलियाँ काबे की तरफ होना और 
मिली हुई होना, पाँवों की दसों उंगलियों के पेट जमीन पर लगना, दूसरी 
रकअत के लिये पन्जों के बल घुटनों पर हाथ रखकर JONI, maja N 
बायाँ पाँव बिछा कर दोनों सुरीन उस पर रखकर बैठना, दाहिना कृदम 
खड़ा रखना, और दाहिने कदम की उंगलियाँ किब्ला रूख होना, औरत 
को दोनों पाँवों दाहिनी जानिब निकाल कर बायाँ सुरीन पर बैठना, 
दाहिना हाथ दाहिनी रान पर और बायाँ हाथ बायीं रान पर रखना और 
उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना, शहादत .पर' इशारा करना, 
कअदए अखीरा में अत्तहिय्यात के बाद दरूदै' शरीफ और दुआए 
मासूरह पढ़ना। 

नमाज़ के मकेरूहात 

नमाज में यह चीजें मकरूह हैं. कपड़े बदन या दाढ़ी के साथ खेलना, 
कपड़ा समेटना जैसे सजदे. मे*जाते वक्त आगे या पीछे से उठा लेना, 
कपडा लटकाना ARAT A H) W इस तरह डालना कि दोनों 
किनारे लटकते हों,"किसी आस्तीन का आधी कलाई से जयादा चढ़ाना, 
दामन समेट कर नमाज़ पढ़ना, मर्द का जोड़ा 

बाँधे हुये नमाज़ पढ़ना, उंगलियाँ चटकाना, उंगलियों की कैंची बाँधना, 
कमर पर हाथ रखना, आसमान की तरफ निगाह उठाना, मर्द का सजदे 
मे कलाइयों का बिछाना, किसी शख्स के मुँह के सामने नमाज़ पढ़ना, 
कपड़े में इस तरह लिपट जाना कि हाथ भी बाहर न हों, पगड़ी इस 
तरह बाँधना कि बीच सर पर न हो, नाक और मूँह को छुपाना, जिस 
कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना, तस्वीर 
का नमाजी के सर पर यानि छत पर होना या लटकी हुई होना या सजदे 
की जगह पर होना कि उस पर सजदा किया जाये, नमाजी के आगे या 


eo नियाज 
दाहिने या बायें या पीछे तस्वीर का होना इस तरह कि लटकी हुई हो 
या दीवार वगैरह में मनकूश हो, उल्टा कुरआन मजीद पढ़ना, किरात को 
रूकू में खत्म करना, इमाम से पहले मुक्तदी का रूकू व सुजूद वगैरह 
में जाना या उससे पहले सर उठाना। यह तमाम बातें मकरूहे तहरीमी 
हैं। 





वित्र का बयान 

वित्र वाजिब है अगर भूल कर या जान बूझ कर न पढ़े तो कृज़ा वाजिब 
है। वित्र की नमाज भी उसी तरह पढ़ी जाती है जिस तर्‌ह*और नमाजें 
पढ़ी जाती हैं लेकिन वित्र की तीसरी रकअत में .अल्हम्द और सूरत 
पढ़ने के बाद कानों तक दोनों हाथ ले जाये९और अल्लाहु अकबर 
कहता हआ, हाथ वापस लाये और नाफ.के नीचे बाँध ले फिर | 
ila आओ 3 KI Ga ja 3 Mak 5 jak ais) gi 
Sadi ba jin ala JS Yy ns ll le ss 
iiy pats igi has Ss ag 

Grays Ge ८1 SGN ody Sp 


सजदए सहव का बयान 
कभी नमाज़ मे भूल से कोई खास खराबी पैदा हो जाती है उस खराबी 
को दूर करने के लिये कृअदए अखीरा में दो सजदे किये जाते हैं उनको 
सजदए सहव कहते हैं। 
इन बातों से सजदा-ए-सहूव वाजिब हो जाता है 

जो बातें नमाज़ में वाजिब हैं उनमें से किसी एक के भूल कर छूट जाने 
से सजदए सहव वाजिब होता है जैसे फर्ज की पहली या दूसरी रकअत 
में अल्हम्द या सूरत पढ़ना भूल गया या अल्हम्द से पहले सूरत पढ़ दी 


o 20 नमाज और नियाज 

तो इन सूरतों में सजदए सहव करना वाजिब होता है। 
सजदए सहव का तरीका 

सजदए सहव का तरीका यह है कि आखिरी कुअदे में अत्तहिय्यात 
वरसूलुहू तक पढ़ने के बाद सिफ दाहिनी जानिब सलाम फेर कर दो 
सजदे करे फिर अत्तहिय्यात और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ कर सलाम 
फेर दे। 
मसअलाः- फुर्ज छूट जाने से नमाज़ फासिद हो जाती है सजदए सहव 
से वह सही नहीं हो सकती बल्कि दोबारा पढ़ना पड़ेगी-औरे सुन्नत व 
मुस्तहिब जैसे तसमिया,सना और तअव्ुुज़ छूट जानेस सजदए सहव 
वाजिब नहीं होता बल्कि नमाज़ हो जाती है मगर-दोबारा पढ़ना मुस्तहब 
(बेहतर) है। 
मसअलाः- अगर किसी वाजिब को ज़ांन बूझ कर छोड़ दिया तो सजदए 
सहव से नमाज़ नहीं होगी बल्कि नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब है 
इसी तरह अगर भूल कर<किसी वाजिब को छोड़ दिया और सजदए 
सहव न किया जब भी'नेमाज़ का दोबारा पढ़ना वाजिब È | 





फातिहा (नियाज) का आसान तरीका 
फातिहा का आसान तरीका यह है कि पहले कुरआन मजीद से जो कुछ 
भी याद हो पढ़ें, इसके बाद एक बार सूरा-ए काफिरून पढ़े: 


5 = k ù 5 
mo lyö Jakl 
big जा po 


= 
5 a 
tee 
€ x 
we? 
€. 
En 
NA 
tæ. 


5 4 ACER [a po 195? 
2921749: Lad igs ald 


21 नमाज और नियाज 
इसके बाद तीन बार सूरा-ए इखलास (कुल हुवल्लाह शरीफ) पढ़ें 


ma A aye n 


n 


Ooi ARON WER Dues Ou a 
इसके बाद एक बार सूरा-ए फलक पढ़ें: 

man 
SCs ol A aA 3a Alos १० 
Os bla peerage ls yw टी) > iY 


£) 


È fae | ee pis Old CH jä 43 
इसके बाद एक बार सूरा*एं*नास पढे: 
po DST 
oie Gol Sis Boyes 
i 
60), ४5154.) BOG ) ४५०४ 


इसके बाद एक बार सूरा-ए फातिहा (अल्हम्द शरीफ) पढ़ें 


22 नमाज और नियाज 





REE lakka 
Og lle Ore N Oda SV ah Jum) | 
i $ 


Ble Omia Ea Ead, Oidi 20 पदा 
ATÉ व्या यी क 08४४ Cost Co 


E 


इसके बाद एक बार सूरा-ए बक्रह (अलफि लाम मीम) पढ़ें 


> 5 1? 4 | aly 3 


ł ea ca] YUI = UN 
Fe) lO BAF SING sl 


or : 
6 To हे 3 FE) en ~ ५33 a ' 
OPE MIO srs haa Oia: 
FI e gte "sami N HIN Ca 
SEO OO gos Hasa lla Jp: 


À ५७229 MEV 


इसके बाद यह पाँच आयतें पढ़ें: 


23 नमाज और नियाज 





asz 


as ally yO mee DIE MISSY Te 36! 5} 


ssi 


(Velev AS BON PLE are 
0 ve) OEY Lec Ts Grp 
SEI says ७0०००5६७६७ 


oe 
w 


#ग 2 ०६ ATI AEMET 
(६ PNY) © kA Cg 


ait! 


i a Ho a, 14. है ala Tasers 
weer gilts! fap 


lets अमकल 


कज अ j 
(AP MY 60) जल 


इसके बाद दुरूद शरीफ पढें,?फिर यह पढें: 


p $ 
Pa, 


lS Os BOD, 
Bg 
इसके बाद इस तरह ईसाले सवाब करें: 
ईसाले सवाब का तरीका 

या अल्लाह यह जो कुछ भी पढ़ा (अगर खाना वगैरह भी हो तो इतना 
और कहे कि यह खाना वगैरह) सब तेरी बारगाह में पेश है, तू इसका 
सवाब जो तू अपने करम से हमें अता फरमाये हमारी जानिब से हुजूर 
सल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज्र है, कुबूल pai | 
हुजूर के वसीले से तमाम अम्बियाए किराम की बारगाह में नज्र है, 


24 नमाज और नियाज 


कुबूल फरमा। तमाम सहाबा-ए किराम, अजवाजे मुतहहरात, शोहदाये 
इस्लाम की बारगाह में नज्र है, कुबूल फरमा। इन तमाम का सवाब 
खुसूस बिल खुसूस (जिनकी नियाज़ हो उनका नाम लें) की रूह को 
पहुँचा । तमाम मोमिनीन, मोमिनात और मुसलिमीन व मुसलिमात की 
wel को इसका सवबा पहुँचा | 
इसके बाद जो कुछ भी दुआ करना हो वह करके दुआ खत्म कर 
दीजिये । 
नोटः- अगर किसी को यह सब सूरतें याद न हों तो पहलें»दुरूद शरीफ 
तीन बार पढें, इसके बाद एक बार सूरा-ए फातिहों और तीन बार 
सूरा-ए इखलास पढ़ें, इसके बाद तीन बार दुख़दे' शरीफ पढ़कर ईसाले 
सवाब करदें। इस तरह भी फातिहा हो जायेगी । 

मसनून -दुँआयें 
(1) जब मस्जिद में दाखिल.हाँ-तों पहले दाहिना कृदम रखें और यह 
दुआ पढ़ें 
“ अल्लाहुम्मफ तह ली' अबवा ब रहमतिक” 
(2) जब मस्जिद से निकलें तो पहले बायाँ कृदम निकलें और यह दुआ 
पढ़ें 
“ अल्लाहम्मा इन्‍्नी असअलु क मिन फृदलि क व रहमतिक ” 
(3) खाना खाने से पहले यह दुआ पढ़ें 
“` बिस्मिल्लाहिल्लजी ला यदुर्र मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला 
फिस्समाइ या हय्यु या कृय्यूम वहुवस समीउल अलीम ” 
(4) खाना खानें के बाद यह दुआ पढ़ें 
“ अल्हम्दु लिल्लाहिल लजी अत अ मना व सकाना वज अलना मिनल 
मुस्लिमीन” 
(5) सोते वक़्त यह दुआ पढ़ें 


5555555555555 25 नमाज और नियाज 
“ अल्लाहुम्मा बिइस्मि क अमूतु व अहया ” 
(6) जब नींद से बेदार हों तो यह दुआ पढ़ें 
“ अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी अहयाना बअ द मा अमातना व इलैहिन नुशूर 
(7) जब किसी को मुसीबत में मुबतला देखें तो यह दुआ पढ़ें 
“ अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी आफानी मिम्मब तला क बिही व फद्द लनी 
अला कसीरिम मिम्मन ख ल क्‌ तफदीला ” 
(8) नया चाँद देख कर यह दुआ पढ़े 
“ अल्लाहुम्मा अहिल्लहू अलैना बिल अम्नि वल ईमा वस सलामति 
वल इस्लामि रब्बी वरबबुकल्लाह ” 
(9) जब नया कपड़ा पहनें तो यह दुआ पढ़ें 
“ अल्हमदुलिल्लाहिल्लजी कसानी मा उवारीबिही औरती व अ त जम्मलु 
बिही फी हयाती ” 
(10) जब किसी कौम या लशकर-सें जान व माल वगैरह का डर हो तो 
यह दुआ पढ़ें 
“ अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलु क फी नुहूरिहिम व नऊजु बि क मिन 
शुरूरिहिम ” 
(11) घर से निकलते वक्त यह दुआ पढ़ें 
“ बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौ ल वला aa daan 
बिल्लाह ” 
(12) शबे कद्र में यह दुआ कसरत से पढें 
“ अल्लाहुम्मा इन्न क अफुवुन तुहिबुल अफ व फअफु अन्नी ” 
(13) बैतुल ख़ला जाते वकत यह दुआ पढ़ें 
“ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बि क मिनल खुब्मि वल ख़बाइस ” 
(14) बैतुल ख़ला से निकलते वकत यह दुआ पढ़ें 
“ अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी अज ह ब अन्निल अजा व आफानी ” 





Greil UNG 


लइ प्त्राचन्ञ्यना 2009 ७) पाइ? इल इतना 
Gel THM GSK? CUGISGNG)) & TAJ & KR 
होत ERIC CPC ले एना डि॥ चिज CT SPINS 
WE 
D ERIEIN K SSRI VAIN VA DTI, Es TTY 
न ाथालात ८ I GH GRIT ISG | 
D> SRR GP Sil A RE NE IR ERIR 
द्ा'चचुला AR TI 
DEIR] TIIRI A TEN RIR शाए OT | 
DUD GED FA ESIR धवाना शाए OU | 
वच्य GIN Val DT of पहना Gel SIGIR छ 
RRI ग्रागाक 

RANI CIT W AGUNG B R लीन SA TIGA 


Tehseeni Foundation 


Chak Mehmood, Tehseeni Nagar, 
Old City, Bareilly Shareef-243005 


Ph.:07417998845, 09897500867, 08954713838 
Web: www.tehseenifoundation.com 
Facebook: www.facebook.com/tehseenifoundation 
Twitter: www.twitter.com/TEHSEENI 
Whatsapp: 7417998845 





